निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1198 ) पटना , वृहस्पतिवार , 24 अक्तूबर 2019 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


शुद्धि - पत्र 

15 अक्तूबर 2019 
सं0 2 / सी01 - 20 - 03 / 2018 ( खण्ड - I) - 8579 / गृ0आ0 — विभागीय अधिसूचना सं0 - 934 दिनांक 
29.01. 2019 द्वारा पुलिस निरीक्षक / परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि में कार्यरत् पदाधिकारियों को बिहार पुलिस 
सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक के पद में वेतनमान - लेवल - 9 में आदेश निर्गत की तिथि से स्थानापन्न रूप से 
औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान करते हेतु नियुक्त किया गया था । 

1. अधिसूचना के क्रमांक - 17 में अंकित नाम " श्री सुजीत कुमार की जगह " श्री सुजीत कुमार चौधरी " 
पढ़ा जाय । 
2. अधिसूचना में अंकित शेष प्राविष्टयाँ यथावत् रहेंगे । 

आदेश से , 
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1198- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


